PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., " AUG. 18, 2009 (SRVN. 27, 1931 SAKA) 


555 


सिचाई विभाग 


दिनांक 6 अगस्त , 2009 
क्रमांक 7787-93. - चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल की संतुष्टि हो गई है कि नीचेविनिर्दिष्ट भूमि, सरकार द्वारा, सरकारी खर्चे पर, 
सार्वजनिक मिताथल घुसकानीलिंक ड्रेन बुर्जी नं0 50100 से 70600 बढ़ाने एवं प्रेम नगर ड्रेन 0 से 5200 बुर्जी तक जोकि आर डी 15680 
बाएं मिताथल घुसकानी लिंक ड्रेन में गिरती है । न्यू गुजरानी ड्रेन 0 से 10000 बुर्जी तक जो कि आर डी 43500 दाएं मिताथल घुसकानी लिंक 
ड्रेन में गिरती है । और 1- आर गुजरानी ड्रेन 0 से 8000 बुर्जी तक जो कि आर डी 6100 बाएं न्यू गुजरानी ड्रेन में गिरती है, के निर्माण हेतु गांव 
तिगड़ाना, प्रेम नगर, गुजरानी, मिताथल व बडेसरा तहसील व जिला भिवानी की भूमि तुरन्त अपेक्षित है । इसलिए, इसके द्वारा, अधिसूचित किया 
जाता है कि निम्नलिखित विनिर्दिष्ट में वर्णित भूमि उपर्यु त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उपधारा के खण्ड ( ग) तथा उपधारा (4 ) के साथ पढ़ते हुए धारा ( 4) के 
लिए अधिसूचना संख्या 4239/8 डब्ल्यू, दिनांक 29 अप्रैल, 2009 में प्रकाशित की गई है जिसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विनिर्दिष्ट 
में वर्णित भूमि उपर्यु त परियोजना के लिए अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का अधिनियम 1) की धारा 6 की जो कि भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (1894 का 
अधिनियम 1) की धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के साथ पढ़ते हुए उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए की जाती है जिनका इससे 
संबंध है । 

भूमि के न शे का निरीक्षण जिला भूमि अधिग्रहण कलै टर , हिसार सिंचाई विभाग, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता, भिवानी जल सेवाएं 
मण्डल, भिवानी के कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 
क्रम. जिला तहसील परिक्षेत्र हदबस्त क्षेत्रफल रैक्टेंगल/ खसरा नं ०/किला न ० 

नं ० 
6 

7 
एक भूमि की पट्टी जिसका क्षेत्रफल 21.07 एकड़ 
तथा 20500 फुट लम्बाई व 44 फुट से 49.50 
फुट चौड़ाई में जो कि निम्नलिखित मुरब्बा ,किल्ला 

व खसरा नं ० से गुजरती है । 
मिताथल घुसकानी लिंक का विस्तार ड्रेन 
भिवानी भिवानी मिताथल 

10.36 133 9 , 2 , 3 

116 22, 23, 18, 17 , 14, 13, 7, 6,5, 4 


संख्या . 


एकड़ में 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


1 . 


6 


103 25 , 16 


102 20, 19, 12, 11, 10, 9 , 2, 1 
88 22 , 18, 19 , 13, 14, 8 , 7 , 5 , 4 , 23 


73 


25 , 24 


72 


21 , 20 , 19, 12, 9, 8 , 3, 2 , 11 


60 


23 , 24 , 25 


61 


21 , 22, 23, 24, 25 


62 


. 


63 


21 , 22, 23 , 24 , 25 
21, 22, 23, 24 , 25 , 16, 15,6, 5 
1, 10, 11 , 20 , 21 


64 


68 


1 


69 


5 


40 


16, 25 


39 


21 


रास्ता नं ० 28.7 , 1341 , 1342 


556 


HARYANA GOVT. GAZ. , AUG. 18, 2009 ( SRVN. 27 , 1931 SAKA) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


2 . 


भिवानी 


भिवानी 


बडेसरा 


53 


10.71 


257 21 , 20 , 11 , 10 , 1 


258 5 , 6, 15 , 16 


240 21 , 20 , 11 , 10, 1 


241 25, 16 , 15, 6 , 5 


233 21 , 20 , 11 , 10 , 1 


234 25 , 16, 15 , 6 , 


5 


. 


214 21 , 20 , 11 , 10 , 1 


. 


215 25 , 16, 15,6, 5 


205 21 , 20 , 11 , 10, 1 


- 


204 


25, 16, 15 , 6, 5 


185 


21 , 20 , 11 , 10 , 1 


184 25 , 16, 15 , 6,5 


170 21 , 20 , 11 , 10 , 1 


171 25, 16 , 15, 6 , 5 


150 25 , 16, 15,6, 5 


151 


1 , 10 , 11 


तालाब 271 , 271, 273 


रास्ता 2 नं ० 


2 . 


न्यू गुजरानी ड्रेन 


एक भूमि की पट्टी जिसका क्षेत्रफल 7.73 एकड़ 
तथा 10000 फुट लम्बाई व 27.50 फुट से 38.50 
चौड़ाई में जो कि निम्नलिखित मुरब्बा, किल्ला 
व खसरा नं ० से गुजरती है । 


2 . 


भिवानी 


भिवानी 


गुजरानी 


11 


2.32 


35 


24, 25 , 17 , 16 , 15, 14, 7 , 6, 5 , 4 


19 


25 , 24 , 17, 16, 15, 14, 7 , 6, 5, 4 


12 


25 , 24, 17, 16, 15 , 14, 7 , 6, 5 , 4 


3 


25 , 24, 17 , 16, 15 , 14, 7 , 6 


रास्ते 


666, 667, 668 


भिवानी 


भिवानी 


मिताथल 


6 


5.41 


232 


7 , 6, 5 , 4 


230 


, 


24, 25 , 17 , 16, 15, 14, 7 , 6 , 5 , 4 
25, 24, 17 , 16 , 15, 14, 7 , 6 , 5 , 4 


209 


208 25, 24 , 17, 16, 15, 14, 7 , 6, 5 , 4 


187 


25, 24, 17 , 16, 15, 14, 7 , 6 , 5 , 


4 


185 25 , 24, 17, 16 , 15, 14, 7 , 6 , 5, 4 


~ 


164 25 , 24, 17, 16 , 15, 14, 7 , 6, 5 , 4 
रास्ते 1411 , 1405 
नहरें 1 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ . , AUG. 18 , 2009 (SRVN. 27 , 1931 SAKA) 


557 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


3 . 


1 - आर गुजरानी ड्रेन 


एक भूमि की पट्टी जिसका क्षेत्रफल 4.56 एकड़ 
तथा 8000 फुट लम्बाई व 27.50 फुट 
चौड़ाई में जो कि निम्नलिखित मुरब्बा, किल्ला 
व खसरा नं० से गुजरती है । 


3 . 


भिवानी 


भिवानी 


मिताथल 


6 


4.56 


232 4,5 


230 25 


229 21 , 22, 20 , 19, 18, 13, 12, 14, 17, 

7 , 6, 15 


228 1 , 10, 2 , 3, 4, 5 
211 22, 23, 24 , 25 
227 1, 2, 3, 4, 5 , 


212 21 , 22 , 23, 24, 25 


213 21 , 22 , 23, 24, 25 


214 21 , 22 , 23, 24, 25 


226 1 , 2 , 3, 4 , 


5 


225 1 , 2, 3 , 4 , 5 


224 1 , 2, 3 , 4, 5 


215 21, 22, 23, 24, 25 


216 21, 22, 23 , 24, 25 


223 1 , 2, 3, 4 , 5 
रास्ते 293, 294 , 1441, 1426 


4 . 


प्रेम नगर ड्रेन 
भिवानी 


4 . 


भिवानी 


तिगड़ाना 


15 


1.93 


111 22, 19 , 18 , 11/2 , 12 , 10 , 1, 23 


110 5/ 2,6 


106 25 


105 21 , 20 , 11 , 10 , 9 , 2 , 1 


79 


3, 8 , 12, 13, 21 , 22, 19 


प्रेम नगर 


9 


1.35 


425,445 , 445 , 445 , 420 
38 39 

40 


रास्ता 2 नं ० . 


हरियाणा के राज्यपाल के आदेशानुसार | 


गुलाब सिंह नरवाल , 

अधीक्षक अभियन्ता, 
यमुना जल सेवाएं परिमण्डल, भिवानी । 


558 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 18 , 2009 ( SRVN . 27 , 1931 SAKA ) 


{ PARTI 


RRIGATION DEPARTMENT 


The 6th August, 2009 


No. 7787-93.Whereas, it appears to the Governor of Haryana, that the land specified below is urgently 
needed by the Government, at public expenses, for a public purpose, namely, for Extension of Mithathal 
Ghuskani link drain from RD 50100 to 70600 including constructing Prem Nagar drain RD O 5200 out falling at 
RD 15680 -L Mithathal Ghuskani link drain , New Gujrani drain RD D -- 10000 out falling at RD 43500 -R Mithathal 
Ghuskani link drain constg . 1-R Gujrani drain RD 0–8000 outfalling at RD 6100 - L New Gujrani drain in Villages 
Tigrana , Prem Nagar, Gujrani, Mithathal and Badesara Tehsil and District Bhiwani for which a notification under 
Section 4 of the Land Acquisition Act , 1894 has been issued vide Haryana Government, Irrigation Department Notification 
No.4239 /8 - W , dated 29th April, 2009 with clause (c ) of Sub -section (2 ) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 
and published in Haryana Government Gazette on dated 29th April , 2009 . 

It is hereby declared that the land in the locality specified below is required for the above purpose. 

This declaration is made under the provisions of Section 6 read with clause (c) of Sub - section (2 ) of 
Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894 ( Act 1 of 1894 ), for the information of all to whom it may concern . 
Now , therefore, in exercise of powers conferred in Section 7 of the Land Acquisition Act, 1894 , the Governor of 
Haryana hereby directs the District Revenue Officer -cum -Land Acquisition Collector , to take orders for the acquisition 
of land described in the specifications appended to the declaration published with the aforesaid notification . 


The plan of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Hisar Irrigation Branch , 
Bhiwani and Executive Engineer, Bhiwani Water Services Division , Bhiwani. 


Specifications 


Sr. 
No. 


Name of 
District 


Name of 
Tehsil 


Name of 
Village 


Hadbast 
No. 


Rectangle/Field Nos. 


Area in 
Acres 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


Extension ofMithathal Ghuskani Link Drain 


A strip of land which area 21.07 acre 
20500 in length and 44 feet to 49.5 feet 
in width passing through below 
rectangle Nos. 
133 

9,2,3 
116 22, 23, 18 , 17 , 14 , 13 , 7 , 6 , 5,4 


Bhiwani 


Bhiwani 


Mithathal 


6 


10.36 


> 


103 


25 , 16 


102 


20, 19, 12 , 11, 10 , 9 , 2 , 1 
22, 18 , 19 , 13 , 14 , 8 , 7 , 5 , 4 , 23 


88 


73 


25 , 24 


72 


21, 20 , 19 , 12 , 9 , 8 , 3 , 2 , 11 


60 


61 


62 


23, 24 , 25 
21, 22, 23, 24 , 25 
21, 22 , 23, 24 , 25 
21, 22 , 23, 24 , 25 , 16 , 15 , 6,5 
1 , 10 , 11, 20 , 21 


63 


64 


68 


69 


5 


40 


16 , 25 


39 


21 


Path No. 287 , 1341, 1342 


PARTI ] 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 18 , 2009 (SRVN . 27 , 1931 SAKA ) 


559 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 . 


Bhiwani 


Bhiwani 


Badesara 


53 


10.71 


257 


21 , 20 , 11 , 10 , 1 


258 


5 , 6 , 15 , 16 


240 


21, 20 , 11 , 10 , 1 


241 


25 , 16 , 15 , 6,5 


::: 


233 


21, 20 , 11, 10,1 


234 


25 , 16 , 15 , 6,5 


214 


21 , 20 , 11 , 10 , 1 


2:15 


25, 16 , 15 , 6,5 


205 


21, 20 , 11 , 10,1 


204 


25 , 16 , 15 , 6,5 


185 


21, 20 , 11 , 10 , 1 


184 


25, 16 , 15 , 6,5 


170 


21, 20 , 11, 10,1 


171 


25 , 16 , 15 , 6,5 


150 


25 , 16 , 15 , 6,5 


151 


1 , 10 , 11 


Pond 


271, 271, 273 


Path 


2 No. 


2 . 


New Gujrani Drain 


A strip of land which area 7.73 acres 
10000 in length and 27.50 feet to 38.50 
feet in width passing through below 
rectangle Nos. 


2 . 


Bhiwani 


Bhiwani 


Gujrani 


11 


2.32 


35 


24 , 25 , 17 , 16 , 15 , 14,7,6,5,4 


19 


25 , 24, 17 , 16 , 15 , 14 , 7 , 6 , 5,4 


12 


25 , 24 , 17 , 16 , 15 , 14 , 7 , 6 , 5,4 


3 


25 , 24, 17 , 16 , 15 , 14 , 7,6 . 


Paths 


666 , 667, 668 
7,6,5,4 


Bhiwani 


Bhiwani 


Mithathal 


6 


5.41 


232 


230 


25 , 24, 17 , 16 , 15 , 14,7,6,5,4 
25 , 24 , 17 , 16 , 15 , 14 , 7 , 6 , 5 , 4 


209 


208 


25 , 24 , 17 , 16 , 15 , 14 , 7 , 6 , 5 , 4 


187 


25 , 24, 17 , 16 , 15 , 14 , 7 , 6 , 5,4 
25 , 24 , 17 , 16 , 15 , 14 , 7 , 6 , 5,4 


185 


164 


25 , 24, 17 , 16 , 15 , 14 , 7 , 6 , 5,4 


Paths 


1411, 1405 


Channel 


I No. 


560 


HARYANA GOVT. GAZ ., AUG . 18 , 2009 ( SRVN . 27, 1931 SAKA ) 


[ PARTI 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


3 . 


1 -R Gujrani Drain 


A strip of land which area 4.56 acres 
8000 in length and 27.50 feet in width 
passing through below rectangle Nos . 


3 . 


Bhiwani 


Bhiwani 


Mithathal 


6 


4.56 


232 


4.5 


230 


25 


229 


21 , 22, 20 , 19 , 18 , 13 , 12 , 14 , 17 , 
7,6 , 15 


> 


228 


1 , 10 , 2 , 3 , 4 , 5 


211 


22 , 23, 24 , 25 


227 


1 , 2 , 3 , 4,5 


212 


21, 22, 23, 24 , 25 


213 


21, 22 , 23, 24 , 25 


214 


21, 22 , 23 , 24 , 25 


226 


1,2,3,4,5 


. 


225 


1,2,3,4,5 


224 


1, 2 , 3 , 4 , 5 


. 


215 


21, 22 , 23, 24 , 25 


216 


21, 22 , 23, 24 , 25 


223 


1 , 2 , 3 , 4 , 5 


Paths 293 , 294 , 1441, 1426 


4 . 


Prem Nagar Drain 


A strip of land which area 3.28 acres 
5200 in length and 27.50 feet in width 
passing through below rectangle Nos . 
111 22, 19 , 18, 11/2 , 12, 10, 1, 23 
110 5 /2,6 


4 . 


Bhiwani 


Bhiwani 


Tigrana 


15 


1.93 


106 


25 


105 


79 , 


21 , 20 , 11, 10 , 9 , 2 , 1 
3 , 8 , 12 , 13 , 21, 22 , 19 . 
425 , 445 , 445 , 445 , 420 

38 39 40 


Prem Nagar 


9 


1.35 


Path 


2 No. 


Total Area 36.64 Acres Say == 293 Kanal 2 Maria 


By order of Governor of Haryana . 


G. S. NARWAL , 

Superintending Engineer, 
Yamuna Water Services Circle , Bhiwani. 


PARTI ] 


HARYANA GOVT . GAZ ., AUG. 18 , 2009 (SRVN. 27 , 1931 SAKA) 


561 


राज्य निर्वाचन आयोग , हरियाणा 


निर्वाचन सदन, प्लाट नं ० 2, सैक्टर 17. पंचकूला 


दिनांक 3 अगस्त , 2009 


क्रमांक रा ० नि ० आ o/ 2 एम० ई०/2009/5509. - यह कि राज्य सरकार ( शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा) की अधिसूचना क्रमांक 
4/ 69/ 2008-3 सी 1, दिनांक 31 जुलाई , 2009 के द्वारा नगरपरिषद् बहादुरगढ़ जिला झज्जर की वार्ड बंदी जारी की गई है । इसी आदेश में 
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति से सम्बन्धित महिलाओं, पिछड़ी जाति तथा महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण किया गया है ! 


2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 य क के उपबन्ध (1) के साथ पठित हरियाणा नगरपालिका अधिनियम , 1973 की धारा 3 क तथा 
हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 4 से 11 के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, 
हरियाणा नगरपरिषद् बहादुरगढ़, जिला झज्जर के सभी वार्डों की मतदाता सूचियां विस्तृत रूप में विधान सभा मतदाता सूचियां जो कि 
1 जनवरी , 2009 को अर्हक तिथि मानकर 22 जनवरी, 2009 को प्रकाशित की गई हैं के आधार पर 1 जनवरी , 2009 को अर्हक तिथि मानते 
हुए निम्नलिखित कार्यक्रम द्वारा तैयार करने का निर्णय लिया गया है : 


- 


05-08-2009 से 


17-08-2009 


1. नगरपरिषद् बहादुरगढ़, जिला झज्जर के सभी वार्डों की मतदाता सूची विधान सभा 

मतदाता सूचियां जो कि 1 जनवरी, 2009 को अर्हक तिथि मानकर 22 जनवरी, 
2009 को प्रकाशित की गई हैं के आधार पर 1 जनवरी, 2009 को अहंक तिथि मानते 
हुए घर - घर जा कर सर्वे करके मतदाता सूचियों का प्रारूप तैयार करना । (हरियाणा 
नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1978 का नियम 4 ) 


18-08-2009 


2. नगरपरिषद् बहादुरगढ़, जिला झज्जर के सभी वार्डों की मतदाता सूचियां 1 जनवरी, 

2009 को अर्हक तिथि मानते हुए दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने हेतु प्रारूप प्रकाशित 
करना ( हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 का नियम 7) 


3 . 


28-08-2009 


पुनरीक्षण प्राधिकारी को दावे तथा आपत्तियां प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि ( हरियाणा 
नगरपालिकानिर्वाचन नियम , 1978 का नियम 9 ) 


03-09-2009 


4. पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दावे तथा आपत्तियों का निपटान करने की अन्तिम तिथि 

( हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम , 1978 का नियम 10 (1)(i) व (ii) 


5 . 


08-09-2009 


पुनरीक्षण प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उपायुक्त के पास अपील करने की अन्तिम 
तिथि ( हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 का नियम 10)(2 ) 


6 . 


14-09-2009 


उपायुक्त द्वारा अपीलों के निपटान की अन्तिम तिथि ( हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन 
नियम , 1978 का नियम 10)( 3 ) 


7 . 


30-09-2009 


मतदाता सूची की प्रिंटिंग तथा अन्तिम प्रकाशन ( हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम , 
1978 का नियम 11 ) 


3. राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि विधान सभा मतदाता सूचियां जो कि दिनांक 22 जनवरी, 2009 को प्रकाशित हुई हैं , 
के सभी नाम मतदाता सूची में सम्मिलत किये जायें सिवाय उन नामों के जो व्यक्ति मर गये हैं या उस क्षेत्र के स्थायी निवासी नहीं है या काफी समय 
से नगरपरिषद् के सम्बन्धित वार्ड में नहीं रह रहे हैं के नाम मतदाता सूची के प्रारूप जो कि दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की 
जानी है , में जोड़े व काट दिये जायें । 


4. राज्य निर्वाचन आयोग यह निर्देश देता है कि सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी से विधान सभा मतदाता सूचियों की चार प्रतियां 
प्राप्त कर ली जायें । नगरपालिका मतदाता सूची के लिए वांछित निर्धारित प्रारूप जो कि संलग्न अनुबन्ध 1 में टाईप किया जाना है । 


